रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 18 , 2018 / वैशाख 28 , 1940 
NEW DELHI , FRIDAY , MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940 


सं . 1789 ] 
No . 1789 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 मई, 2018 
का . आ . 1982( अ). – केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 365( अ ), तारीख 24 जनवरी 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3. उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी . द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 
155.600 कि . मी . से कि . मी .171. 450 (सालासर – नागौर सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / पेव्ड शोल्डर के 
साथ दो लेन का बनाने, पुन: संरेखण/बाइपास और चार लेन को बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक 
प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

__ और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 01 फरवरी, 2018 
और तारीख 02 फरवरी, 2018 को " राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और , आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


है 


2755 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC. 3 (ii)] 
और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के 155 .600 कि . मी . से 171. 450 कि . मी . तक (सालासर से नागौर 

खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रमिक जिले तालुक गांव | सर्वेक्षण संख्या | भूमि की || भूमि का || भूमिका | भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियोंका नाम 
संख्या || का || का का 

जे एम || प्रकृती || प्रकार ॥ क्षेत्रफल 
नाम || नाम || नाम 3 क में 

( हेक्टर 
प्रकाशन 

आर । 


और 


आर के 


अनुसार 

अनुसार 
|| 2 || 3 | 4 || 
| नागौर नागौर हरिमा 86 


6 


| 


7 


| 


8 


गैरमुमकिन सरकार || 0. 1209 | 
रास्ता 


पगडंडियाँ तथा रास्ते ( राज. 
सरकार ) 


नागौर नागौर हरिमा 


| बारानी 3 | निजी 


। 


रामपाल पुत्र पुसाराम माली 
सा . चेनार खातेदार। 


| नागौर नागौर हरिमा 


बारानी 3 || सरकार । 

||0. 1064 


राज . सरकार 


नागौर नागौर हरिमा || 01 


बारानी 3 | सरकार || 0 . 0938 


राज. सरकार 


5 


नागौर | नागौर | हरिमा 


बारानी 3 ||निजी 


| 0. 0809 


भोजराजसिंह पुत्र हेमसिंह 
कौम राजपूत सा . देह । 


6 


नागौर नागौर हरिमा 


गैरमुमकिन सरकार ||0. 006 
रास्ता 


पगडंडिया तथा रास्ते ( राज . 
सरकार ) 


|N 


| नागौर नागौर हरिमा 94 


बारानी 3 सरकार 


0.034 


राज . सरकार 


o 


| नागौर नागौर हरिमा 515 


बारानी 3 सरकार 0. 01751 


राज. सरकार 


|| 


| नागौर नागौर हरिमा 


523 , 


बारानी 3 | निजी 


||0. 3623 


1078/523, 
1079/523 


जबरसिंह पुत्र हेमसिंह कौम 
राजपूत सा . देह खातेदार 
ख. न. 523 रकबा 5 - 10 
|बीघा, भोजराजसिंह पुत्र 
हेमसिंह कौम राजपूत सा . देह 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


खातेदार ख.न. 1078/523 
रकबा 1 - 15 बीघा चेनसिंह 
पुत्र हेमसिंह कौम राजपूत 
सा . देह खातेदार ख .न . 
|1079/ 523 रकबा 5 - 00 
बीघा। 


| 10 


नागौर नागौर हरिमा 525 


बारानी 3 निजी 


0. 2187 | 


धापी बेवा रामजीवण , 
जगदीशराम स्वरूप पि . 
रामजीवण माली सा . चेनार 
खातेदार । 


|| नागौर| नागौर | हरिमा || 526 


बारानी 3 | निजी 


धापी बेवा रामजीवण , 
जगदीशराम स्वरूप पि . 
रामजीवण माली सा . चेनार 
खातेदार । 


12 | नागौर नागौर हरिमा 545 


बारानी 3 निजी 


0. 1295 


रामपाल पुत्र पुसाराम माली 
सा . चेनार खातेदार रहन बैंक 
ऑफ़ बड़ौदा शाखा नागौर 
मूर्तहीन । 


कुल 1.5000 


[ फा . सं . भारारा - प्रा / एलए/ आरओजे /पीआईयू - सीकर / एनएच -65/ 2017/ 3डी ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th May, 2018 
S . O . 1982 ( E). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, number S . O . 365 (E ) dated 24th January 2018 , published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (ii) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(Widening/two laning with paved shoulders, Realignment/Bypass and four laning etc.) maintenance , 
management and operation of National No . 65 on the stretch of land from Km 155 .600 to Km 171.450 
( Salasar to Nagaur Section ) in district Nagaur in the State of Rajasthan ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Rajasthan Patrika ” and 
“ Dainik Bhaskar” dated 01st February 2018 and dated 02nd February 2018 ; under sub - section ( 3 ) of section 
3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 
Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from 
Km . 155 .600 to Km . 171.450 (Salasar to Nagaur section ) of the National Highway No. 65 in the State of 

Rajasthan . 


Nature of 

Land 


NO . 


the 


Land 


AS 


Name of Name | Name || Survey Number 
of the of the 

As 
District | Taluka | Village 

notified 

JM & 
in 3 ( A ) 

R / R 


| Area | Name of the 
| in 

Land 
Hectre Owner / Intrested 

Person 


per 


3 


| 


5 


6 


| 


7 


| 


8 


| 


NAGAUR | Nagaur Harimal 86 


Gairmumkin Government 0 . 1209 
Rasta 


Rasta (State 
Government) 


NAGAUR | Nagaur Harimal 89 


Barani 3 


||Private 


0 . 008 


Rampal 
S / o 
Pusaram 
Mali sa . 
Chenar 
Khatedar 


||NAGAUR | Nagaur Harima| 90 


Barani 3 


Government || 0 . 1064 


State 
Government 


NAGAUR Nagaur Harima 91 


Barani 3 


||Government ||0 .0938 


State 
Government 


5 


NAGAUR | Nagaur Harima92 


Barani 3 


Private 


0 .0809 


Bhojrajsingh 
S /o 
Hemsingh 
kaum rajput 
Sa . Deh 
Khatedar 


6 


NAGAUR Nagaur Harima 93 


Gairmumkin Government ||0 .006 
Rasta 


Rasta ( State 
Government ) 


NAGAUR ||Nagaur | Harimal 94 


Barani 3 


||Government || 0 .034 


State 
Government 


NAGAUR | Nagaur | Harimal515 


Barani 3 


IlGovernment ||0 .0175 


State 
Government 


Barani 3 


| Private 


0 . 3623 


NAGAUR ||Nagaur ||Harima|| 523, 1078 /523, 

1079 / 523 


Jabarsingh 
S /o Hem 
singh kaum 
rajput Sa . 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Deh 


khatedar 
Kh .N . 523 
rakba 5 - 10 
bigha 
Bhojrajsingh 
S /o 
Hemsingh 
kaum rajput 
Sa. Deh 
Khatedar 
Kh . N . 
1078 /523 
rakba 1 - 15 
bigha 
Chainsingh 
S /o 
Hemsingh 
kaum rajput 
Sa . Deh 
Khatedar 
Kh . N . 
1079 /523 
rakba 5 - 00 
bigha 


INAGAUR | Nagaur | Harimal525 


Barani 3 


|| Private 


10 .2187 


Dhapi w /o 
Late 
Ramjivan , 
Jagdishram , 
Sawroop 


S / o 


Ramjiven 
Mali Sa . 
Chenar 
Khatedar 


11 NAGAUR ||Nagaur| Harima 526 


Barani 3 


Private 


0 . 322 


Dhapi w /o 
Late 
Ramjivan , 
Jagdishram , 
Sawroop 
S /o 
Ramjiven 
Mali Sa. 
Chenar 
Khatedar 


12 NAGAUR Nagaur Harima| 545 


Barani 3 


|| Private 


0 . 1295 


Rampal 
S / o 
Pusaram 
Mali sa . 
Chenar 
Khatedar 
rahan 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Bank of 
Baroda 
branch 
Nagaur 
murthin . 


Total | 1 .5000 


[ F. No. NHAMLA/ROJ/ PIU- Sikar/ NH - 65/ 2017/3D] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .05 .21 
18 :41:59 + 05 30 


SUKUL 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


